निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 152) पटना, वृहस्पतिवार , 18 फरवरी 2016 


सं० 11 / आoनी0 - 1 - 10 / 2015 - 2526 / सा0प्र0 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


सभी प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी विभागाध्यक्ष । 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । 
सभी जिला पदाधिकारी । 
सचिव , बिहार लोक सेवा आयोग , पटना । 
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना । 
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना । 
परीक्षा नियंत्रक , बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , पटना । 


पटना - 15, दिनांक 18 फरवरी 2016 
विषय : 

राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं 
में नियुक्ति में 2 ( दो ) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के 

संबंध में । 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के 
संकल्प संख्या - 13185 दिनांक 03.09. 2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत 
है , के पोता / पोती / नाती / नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 ( दो ) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का 
प्रावधान किया गया है , परन्तु इनके लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियुक्ति संबंधी मॉडल रोस्टर में रोस्टर बिन्दु का 
निर्धारण नहीं किये जाने के कारण इनके चयन में कठिनाई हो रही है । अतः भली - भाँति विचारोपरान्त इस संदर्भ में 
निम्न निर्णय लिये गए हैं : 


( ii) 


( iii ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 फरवरी 2016 
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या - 458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु 
परिचारित 100 बिन्दुओं मॉडल रोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी 
को 2 ( दो ) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा । 
यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु- 50 तक ही व्यवहृत हो रहा हो , तो उपलब्धता के 
अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी में से 1 (एक ) अभ्यर्थी का चयन 
क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा । चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित / गैर आरक्षित 
कोटि से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत कोटि ( आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग) में की 
जायेगी । योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता 
सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी से इतर आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य 
उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जायेगा । इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया 
जायेगा । 
यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु - 100 तक व्यवहृत हो रहा हो , तो उपलब्धता के अनुसार 
स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी में से 2 ( दो ) अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज 
आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा । चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित / गैर आरक्षित कोटि से 
संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत कोटि ( आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग) में की जायेगी । योग्य 
अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के 
पोता / पोती / नाती / नतीनी से इतर आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से 
पदों को भर लिया जायेगा । इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया जायेगा । 
स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी के क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन की 
प्रक्रिया को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है : 

यदि कोई समव्यहार रोस्टर बिन्दु 100 तक व्यवहत हो रहा हो और स्वतंत्रता 
सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी वर्ग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी गैर आरक्षित 
वर्ग से संबंधित होंगे , तो मेधा क्रम में गैर आरक्षित वर्ग के अंतिम दो उम्मीदवारों के स्थान 
पर उनका चयन किया जायेगा । यही प्रक्रिया आरक्षित वर्गों के मामलों में भी अपनायी 
जायेगी । प्रत्येक स्थिति में अंतिम मेधा क्रम वाले आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य 
उम्मीदवारों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी के संबंधित 
उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जायेगा । 

विश्वासभाजन, 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 152- 571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


